रजिस्ट्री सं०डी०एल० 3300 1/ 96 


. . . REGISTERED NO . D . L .- 33001 / 96 


OTHER 


परमवनप 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- - - 


-- - -- 


- 


- 


- 


. - -....... . - 


- 


- - - . . -. - - 


- 


- . 


- 


- - 


- -- - - - 


- 


- 


- 


- - - - - - - 


- 


- - 


- - - - - - - - - --- - - - - - -- - - - -- - - - 
सं . 26 ] 


नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 14, 1996/ अप्रहायण 23, 1918 
NEW DELHI , SATURDAY , DECEMBER 14, 1996 / AGRAHAYANA 23 , 1918 


No. 26 ] 


इस भाग में भिन्न पष्ठ संख्या बी माती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
Separate Paging is given to this part in order that it may be filed as a 

separate compilation 


भाग प4 

PART II - Section 4 
-- - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - --- - - -.. 

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम मार बार 
Statutory Rules and Orders wued by the Ministry of Dofence 
रक्षा मंत्रालय 

( 1 ) X 
( अनुसंधान और विकास विभाग ) 

( 2 ) " प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण शीर्षक के अधीन 
नई दिल्ली , 21 नवम्बर , 1996 

निम्नलिखित शब्द रखे जाएंगे । 
का . नि . प्रा . 204 : -- राष्ट्रपति , मंविधान के 

"केन्द्रीय मरफार के ऐसे अधिकारी । " 
अनुछेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 

( 3 ) अंत में निम्नलिखित टिप्पण रम्बा जाएगा 
मामले हुए, रक्षा अनुसंधान और विकाम संगठन , रक्षा 

अर्थात् : - - 
मंत्रालय ( सिविलियन सुरक्षा अधिकारी ) भर्ती नियम , 

पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी , 
1995 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित 

जो प्रोन्नति की सोधी पंक्ति में है, प्रतिनियमित पर 
नियम मनाते है, अर्थात् : - - 

नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पास नहीं 
1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा अनुसंधान 

होंगें । " इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति 
नौर निकास संगठन , रक्षा मंत्रालय ( सिविलियन मुरक्षा 

द्वारा नियुक्ति के लिए बिचार किए जाने के पान 

नहीं होंगे । ” ( प्रतिनियुक्ति की अवधि , जिसके अन्तर्गत 
अधिकारी ) भर्ती ( मंशोधन ) नियम , 1996 है । 

केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन 
( 2 ) ये 9 दिसम्बर , 1995 को प्रवन साए समझे 

विभाग में छम नियुक्ति मे ठीक पहले धान्ति किसी 
जाएंगे । 

अन्य काडर बाहय पद पर प्रतिनियक्ति की अवधि 

है , साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नही होगी । प्रति 
2. रक्षा अनमंधान और विकास संगठन , रक्षा मंत्रालय 

नियुक्ति पर स्थानातरण द्वारा नियमित के लिए अधिक 
( सिविलियन रक्षा अधिकारी ) भर्मी नियम , 1995 

तम प्राय भीमा श्रावेदा प्राप्त करने की अंतिम तारीख 
की अनुसूची में , स्तंभ 1 :2 में , - - 

को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ) । 


: 988 GI /96 - 1 


( 305 


- - _ 


_ 


- 


- 


- - - 


- - - 


- - - - 


- 


- - - 


- 


- -- - - -- -- - - - - --- - - - . . - - - . 


- 


- 


- 


- - - - - - - - - - - 


- --- - - - 


- - - 


- - - - 


306 THE GAZETTE OF INDIA : DECEMBER 14 , 1996 / AGRAHAYANA 23, 1918 [ PART II - SEC. 4] 

- - - - - - - ---- - - - 
स्पष्टीकरण ज्ञापन : 

" The Departmental officers in the feeder catc 

gory who are in the direct line of pro 
रक्षा अनुसंधान और विकास मंगठन में " सिविलियन 

motion shall not be eligible for conside 
सुरक्षा अधिकारी ” पद के लिए बनाए गए भर्ती नियमों 

ration for appointment on deputation . 
( राजपत्र में 9 दिसम्बर, 1995 को प्रकाणनाथ ) के 

Similarly , deputationists shall not be eli 

gible for consideratiou for appointment 
का . मि . सा . 231 तारीख 10 नवम्बर , 1995 के 

by promotion. 
अनुसार, इस का . नि . पा . पर संलग्न अनुसूची के स्तंभ 
12 में टंकण स्तर पर असावधानी के कारण कुछ भाग 

( Period of deputation including period of 
छुट गया है । यह संशोधन उक्त अनुसूची में स्तंभ 

deputation in another ex -cadre post held 

immediately preceding this appointment 
12 के अधीन वहीं शब्द सम्मिलित करने के लिए 

in the same or some other organisation / 
जारी किया जा रहा है जो " दिसम्बर , 1995 

department of the Central Government 
( मूल का . नि . श्रा . के प्रकाशन की तारीन्द्र ) को 

shall ordinarily not to exceed 3 years. 

The maximum age limti for appointment 
भूतलक्षी रूप में लागू होगा । इससे किसी अन्य व्यक्ति 

by transfer on deputation shall be not 
पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा । 

exceeding 55 years is on the closing 

date of receipt of applications ). 
[ फा . सं , डी . आर . डी . ओ ./ 87661/ एम पी डी/ 5365/ डी 

Explanatory Memorandum : 
( आर एण्ड डी ) ] 

Vide SRO 231 dated 10 November , 1995 (pub 
संगम लाल त्रिपाठी , अवर सचिव 

lished in the Official Gazette on 9 December, 1995 ) 
पाद टिप्पण : -- मूल नियम , रक्षा अनुसंधान और विकास 

framing recruitment rules for the post of Civilian 

Security Officer in Defence Research and Develop 
संगठन , रक्षा मन्त्रालय ( सिविलियन सुरक्षा 

Iment Organisation , some portion in column 12 of the 
अधिकारी ) भर्ती नियम , 1995 का . नि . आ . 

Schedule attached to this SRO has been left out at 
संख्या 231 , तारीख 9 दिसम्बर, 1995 

1lie typing stage inadvertantly . This amendment is 
द्वार। भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित 

issued to incorporate the same in the said Schedule 
किए गए थे । 

under Column 12 , which will be applicable retrospec 

tively with effect from 9 December , 1995 (the date 
MINISTRY OF DEFENCE 

of publication of the original SRO ). This does not 

adversely affect any other person . 
( Department of Research and Development ) 
___ New Delhi , the 21st November , 1996 

[ F, No. DRDO/ 87661/ MPD | 5365 | D ( R & D ) ] 

S. L . TRIPATHI, Under Secy . 
S . R . O . 204. -- - In exercise of the powers conferred 
by the proviso to article 309 of the Constitution, the Foot-note : — The Principal rules of Defence Research 
President hcrcby makes the following rules further 

and Development Organisation , Ministry 
to amend, the Defonce Research and Development 

of Defence Research and Development 
Organisation , Ministry of Defence , ( Civilian Security 
Officer ) Recruitment Rules , 1995, namely : --- - 

Organisation , Ministry of Defence , ( Civi 

lian Security Officer ) Recruitment Rules , 
1. ( 1 ) These rules may bo called the Defence 

1995 were published in the Government 
Research and Development Organisation , Ministry of 
Defence , ( Civilian Security Officer ) Recruitment 

of India Gazette vide numher. SRO 231 , 
( Amendment ) Rules, 1996, 

dated 9 December , 1995 , 
( 2 ) They shall come into forc ; with effect 
from 9 December, 1995 . 

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 1996 
2 . In the Schedule to the Defence Research and 

का . नि . पा . 205 : - - छावनी अधिनियम , 1924 
Development Organisation, Ministry of Defence , 

( 1924 का 2 ) की धारा 13 की उपधारा ( 7 ) के 
. ( Civilian Security Officer ) Recruitment Rules, 1995 , 
in Column 12 , 

अनुमरण में केन्द्रीय सरकार एवारा अधिसूचित करती 
( i ) Under the leading “ Promotion " in the 

है कि जनरल आफिसर कार्डिग- इन - चीफ , उत्तर कमान 
" Note " between the words " Provided thev द्वारा ले . कर्नल अजय नारायण भटनागर का त्यागपत्र 
are " and " short of the requisite " , the word म्चीकार कर लिए जाने के कारण छावनी बोर्ड, बकलोह 
" Not may be inserted . 

में सदस्य का एक पद रिक्त हो गया है । 
( ii ) Under the heading " Transfer on Deputation " 
following words may be inserted : 

[ फा . सं . 19/ 23/ बकलोहासी/डीई196/ 3700/ डी ( क्य 
" Officers of the Central Government . " 

एण्ड सी ) ] 
( iii ) At the end the following Notes may be 
inserted, namely : 

डी . आर . मेहरा , अवर सचिव 


- - - 


___ _ 


[ भाम II - - खंड 4 ] .. भारत का राजपन : दिसम्बर 14, 1996/ अग्रहायण 23 1918 

307 
- - - -- -- - - - - - -- - - - - -- - 

-- - --- -- - - - - - - - - -- - - 

has occurred in the membership of the Cantonment 
New Delhi, the 20th November, 1996 

Board , Jalapahar by reason of the acceptance by the 
S. R. O . 205 .....In pursuance of Sub -Section ( 7 ) of General Officer Commanding - in - Chief , Eastern Com 
Section 13 of the Cantonments Act , 1924 ( 2 of 1924 ) 

mend of the resignation of Col. G . J . Singh. 
the Central Government hereby notifies that a vacancy 
has occurred in the membership of the Cantonment [ F. No . 19 / 51. Jalapahar / CIDE. C6: 5701 D ( Q & C ) ] 
Board , Bakloh by reason of the acceptance by the 

___ D . R. MEHRA, Under Secy . 
General Officer Commanding - in - Chief Northern 
Command of the resignation of It. Col. Ajay Narain 
Bhatnagar . 

नई दिल्ली , 20 नवम्बर , 1996 
[ F. No. 19 /23 Bakloh| C| DE 96/ 3700 | D ( O & C ) ] 

का . नि . पा . 208 : - - छावनी अधिनियम , 1924 
_ D . R. MEHRA, Under Secy . ( 1924 का 2 ) की धाग 13 की उपधारा ( 7 ) के 
नई दिल्ली, 20 नवम्बर , 1996 

अन सरण में केन्द्रीय सरकार एतवांग अधिसूचित करती 

है कि स्टेशन कमांडर , दार्जिलिंग ने उक्त अधिनियम की 
का . नि . श्रा . 206 :- - छावनी अधिनियम , 1924 

धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( च ) में प्रवन शक्तियों 
( 1924 का 2 ) की धान 13 की उपधारा ( 7 ) के अनु 

का प्रयोग करके हुए कर्नल एच . एम . पी . सिंह को छावनी 
मरण में केन्द्रीय सरकार पतद्वारा अधिसूचित करती है 

बोई जलापहाड़ का सदस्य मनोनीत किया है । यह मनोनयन 
कि स्टेशन कमांडर , बकलोह ने उक्त अधिनियम की धारा 

कर्नल जी . जे . सिंह के स्थान पर किया गया है जिनका 
13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( च ) में प्रदत्त शक्तियों 

त्यागपत्र स्वीकृत हो चुका है । 
का प्रयोग करते हुए ले . कर्नल टी . लेडली को छावनी 
बोर्ड , बकलोह का सदस्य मनोनीत किया है । यह मनोनयन 

[ फा . मं . 19/51/ जलापहाट सी / डीई /963701/ डी ( क्य एण्ड 
ले . कर्नल अजय नारायण भटनागर के स्थान पर किया 

सी ) 
गया है जिनका त्यागपत्र स्वीकृत हो चुका है । 

___ डी . ग्रार , मेहरा , अवर सचिव 
[ फा . सं . 19/ 23/ बकलोहसी/डीई/ 9613700/ डी ( क्यू एण्ड सी ) ] 
डी . आर . मेहरा , अवर सचिव 

New Delhi, the 20th November, 1996 
New Delhi , the 20th November, 1996 

S. R .O . 208 . — In pursuance of Sub -Scction (7 ) of 

Section 13 of the Cantonment Act, 1924 ( 2 of 1924 ) 
S . R . O . 206 . - In pursuance of Sub - Section ( 7 ) of 

the Central Government hereby notfies that 
Sociton 13 of tho Cantonments Act , 1924 ( 2 of 1924 ) 

Col . H . M . P. Singh has been nominated as a mem 
the Central Government hereby notifies that Lt. Col. T . 
Lodlie has been nominated as a member of the Can 

ber of the Cantonment Board , Jalapahar by the Station 
tonment Board , Bakloh by the Station Commander Commander Darjeeling in exercise of the powers 
Batoh in exercise of the powers conferred conferred under clause ( e ) of Sub - Section ( 3 ) of 
under clause ( e ) of Sub - Section ( 3 ) of Section 13 

Section 13 of that Act vice Col. G . J . Singh whose 
of that Act vice Lt. Col. Ajay Narain Bhatnagar whose 

resignation has been accepted . 
resignation has been accepted . 

[ r . No. 19 /10 / Shillong /CDE 96/ 3702 | D ( Q & C ) ] 
[ F. No. 19/ 23 BaklohC DE96/ 3700| D ( Q & C ) ] 

D . R . MEHRA , Under Secy . 
D . R. MEHRA, Under Secy . 
नई दिल्ली , 20 नवम्बर , 1996 

नई दिल्ली , 20 नवम्बर, 1996 
का . नि . पा . 207: - -- छावनी अधिनियम , 1924 
( 1924 का 2 ) की धारा 13 की उपधारा ( 7 ) के 

का , नि . पा . 209 : -- छावनी अधिनियम , 1924 
अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा अधिसूचित करती 

( 1924 का 2 ) की धारा 13 की उपधारा ( 7) के 
है कि जनरल आफिसर कमांडिंग -इन-चीफ, पूर्व कमान 

अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतवाग अधिसूचित करती 
द्वारा कर्नल जी . जे . सिंह का त्यागपत्र स्वीकार कर लिए 

है कि जनरल प्रॉफिसर कमांडिंग- इन- चीफ , पूर्व कमान् 
जाने के कारण छावनी बोर्ड , जलापहाड़ में सदस्य का एक 

द्वारा श्रीमती डी . सयीम , अधिशासी मजिस्ट्रेट का त्यागपत्र 
पद रिक्त हो गया है । 

स्वीकार कर लिये जाने के कारण छावनी बोर्ड , शिलांग 

में सदस्य का एक पद रिक्त हो गया । 
[ फा . सं . 19/ 51 / जलापहाइ/ सी डी ई196 /3701 / डी ( क्यू एण्ड 

[ फा . सं . 19/10 गिलांग/ सी / डीई / 96 / 3702/ डी ( क्य् एण्ड सी ) ] 
डी . आर . मेहग , अवर सचिव 

डी . प्रार . मेहन, अवर सचिव 
New Delhi, the 20th November, 1996 

New Delhi , the 20th November , 1996 
S . R . O . 207. ---.In pursuance of Sub- Section ( 7 ) of 

S . R . O . 209 . . .In pursuance of Sub - Section ( 7 ) of 
Section 13 of the Cantonments Act, 1924 ( 2 of 1924 ) Section 13 of the Cantonments Act, 1924 ( 2 of 1924 ) 
the Central Government hereby notifies that a vacancy the Central Government hereby notifies that a vacancy 


LU 


सी ) ] 


308 THE GAZETTE OF INDIA : DECEMBER 14, 1996 / AGRAHAYANA 23, 1918 


[ PART II --- 9EC. 4] 


_ _ 


- 


- 


- - 


has occurred in the membership of the Cantonment 
Board , Shillong by reason of the acceptance by the 
General Officer Commanding in - Chief Eastern Com 
mand of the resignation of Smt. D . Syiem, Executive 
Magistrate. 


यह मनोनयन श्रीमति डी . सयीम , अधिशासी मजिस्ट्रेट के 
स्थान पर किया गया है जिनका त्यागपन्न स्वीकृत हो चुका है । 
[ फा . सं . 19/10/शिलांग / सी / डीई / 96/ 3702 /डी ( क्यू एण्ड सी ) ] 

डी . आर . मेहरा , अवर सचिव 


[ F . No. 19 / 10 / Shillong. CTE| 36/ 3702D( Q & C ) ] 

D. R . MEHRA, Under Secy. 


New Delhi, the 20th November , 1996 


नई दिल्ली , 20 नवम्बर, 1996 


का . नि . पा . 210 : - - छावनी अधिनियम , 1924 
( 1924 का 2 ) की धारा 13 की उपधारा ( 7 ) के अनु 
सरग में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है 
कि जिला मजिस्ट्रेट शिलांग ने उक्त अधिनियम की धारा 
13 की उपधारा 3 के खण्ड ( ख ) में प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए श्री राकसीन पी . माराक, अधिशासी मजि 
स्ट्रेट को छावनी बोर्ड, शिलांग का सदस्य मनोनीत किया है । 


S. R. O . 210 .- - In pursuance of Sub- Section ( 7 ) of 
Section 13 of the Cantonments Act, 1924 ( 2 of 1924 ) 
the Central Government herohy notifies that Shri 
Raksin P . Marak , Executive Magistrate has been 
nominated as a member of the Cantonment Board , 
Shillong by the District Magistrate , Shillong in exer 
cisc of the powers conferred under clause ( b ) of 
Sub - Section 3 of Section 13 of that Act vice Smt. D . 
Syiem , Executive Magistrate whose resignation has 
been accepted . 


_ _ F . No . 19 | 10|Shillong| |DE96/ 3702| D ( Q &LC ) ] 

D . R. MEHRA , Under Secy . 


-- 


-- 


- - 


- - 


- 


- - 1 


। 


Printed by the Manager , Govt, of India Press , Ring Road , Maya Puci, New Delhi- 110064 

I and Published by the Controller of Publications, Dolhi- 110054, 1996 


